PART II 


HARYANA GOVT GAZ., DEC. 7, 1982 (AGHN. 16, 1904 SAKA ) 


2867 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


अधिसूचना . 


दिनांक 2 नवम्बर , 1982 


नांक 1676-ज(II) -82/38251.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
प्रानाय गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती सोनी देवी, विधवा श्री श्योनाथ सिंह , गांव राजगढ़, तहसील बावल, जिला 
महेन्द्रगढ़, को रवी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 


. 


दिनांक 5 नवम्बर , 1982 


क्रमांक 1580- ज (I) -82/38976 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तया 3( 1 ए ) के अनुसार सोपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियागा के राज्यपाल श्री केसर दास, पुत्र श्री निहाल चन्द , निवासी अम्बाला छावनी, तहसील व जिला 
अम्बाला , को रबी , 1975 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


. 


क्रमांक 1514-- ज (I ) -82/ 38984- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती कृष्णा वन्ती , विधवा श्री सुभान सिंह , गाव साढौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला 
अम्बाला, को खरो . 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरोफ , 1970 से खरीफ़ , 1979 तक 
वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वाषिक कीमत को युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


150 रुपये 


क्रमांक 1595-ज-( I ) -82/38989.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए मधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री प्यारे लाल, पुत्र श्री भीखा , गांव कौडल, तहसोल पलवल , जिला फरीदाबाद 
को खरीफ , 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध 
जागीर, सनद में दी गई शों के अनुसार पहा प्रदान करते है. 

टी . आर. तुली , 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


LABOUR DEPPARTMENT 


The 19th November , 1982 . 
No. 12 ( 242 )-80-3 Lab : -In exercise . of the powers conferred under sub section (1 ) of 
section 19 of the Minimum Wages Act, 1948 , the Governor of Haryana bereby appoints all the Block 
Development Officers of the Panchayat and Development Department Haryana as Inspectors for the 
purpose of the said Act in respect of employment in Agriculture within their respective jurisdiction in 
addition to these powers having already been conferred on Kanungos and Patwaries of the Revenue 
Department as notified , -vide erstwhile Punjab Government Notification No. 5100 -LP /52 / 3624 , dated 
18th Juls ,. 1982. 


M. KUTTAPPAN, 
Commissioner and Secretary to Government, 
Haryana , Labour and Employment Departments : 


